D 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 441 राँची ,बुधवार 

10 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- -- -- -- -- 

अधिसूचना 
8 सितम्बर, 2014 


संख्या-8/ नीति - 03 / 2014 का . 8988--कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , 
राँची की अधिसूचना संख्या 400 दिनांक 16 जनवरी , 2012 द्वारा गठित झारखण्ड सचिवालय सेवा 
सहायक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय 
आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली , 2012 के नियम 4 (ii ) 
को उक्त नियमावली के नियम 18 तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित रूप से संशोधित करते हैं : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 सितम्बर , 2014 


नियम 4 (ii) - आयु 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय- समय पर यथा निर्धारित । 
अभ्यर्थियों की उम्र की गणना अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त को संदर्भ तिथि मानकर 
की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस0 के0 शतपथी, 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 441 -50 | 


